रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/99 


सं . 3341 ] 
No. 3341 ] 


- 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


सत्यमेव जयते 

का 


सी.जी. डी . एल . अ . 08092021-229494 
CG - DL - E - 08092021-229494 


4996 GI / 2021 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप खण्ड ( ii ) 
PART II— Section 3– Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


नई दिल्ली , बुधवार , सितम्बर 8 , 2021 / भाद्र 17 , 1943 

NEW DELHI , WEDNESDAY , SEPTEMBER 8 , 2021 / BHADRA 17 , 1943 

, 


रेल मंत्रालय 

( रेलवे बोर्ड ) 


REGD . No. D. L. -33004/99 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 7 सितम्बर , 2021 

का . आ . 3646 ( अ ) . – केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम , 1989 ( 1989 का 24 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 20 क की उप - धारा ( 1 ) के अधीन जारी , भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खण्ड 
3 , उप – खण्ड ( ii ) तारीख 05 फरवरी , 2021 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय ( रेलवे बोर्ड ) की अधिसूचना संख्यांक 
का . आ . 568 ( अ ) , तारीख 04 फरवरी , 2021 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है ) द्वारा उक्त अधिसूचना 
से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् , ईस्टर्न 
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निष्पादन , रख- रखाव , प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय 
की घोषणा की थी : 


और , उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20 क की उप - धारा ( 4 ) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों 
अर्थात् , दैनिक जागरण और हिन्दुस्तान में तारीख 19 फरवरी को प्रकाशित किया गया था ; 


} 


और , कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे तथा उस पर विचार किया गया और तद्नुसार आदेश पारित कर दिए गए हैं ; 
और , उक्त अधिनियम की धारा 20 ङ की उप - धारा ( 1 ) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय 
सरकार को प्रस्तुत कर दी है ; 


( 1 ) 


| PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

अतः अब केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम , 1989 की धारा 
20 ङ की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी ; 


2 


और यह कि केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 20 ङ की उप - धारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा 
करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से 
मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 

झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए संरचना सहित या 
उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण 


क्रम 
सं ० 


1 

1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 

20 


थाना का 

नाम / नं 0 


2 


जयनगर / 69 


मौजा का 

नाम 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


3 


रेभनाडीह 


खाता 

सं ० 


4 


29 


44 


17 


39 


32 


21 


31 


37 


प्लॉट 
संख्या 


5 


353 


466 


372 


373 


377 


378 


379 


380 


460 


463 


381 


459 


382 


461 


385 


457 


458 


456 


464 

465 


अंश / पूर्ण 


6 


Part 


Part 


Part 


Part 


Part 


Full 


Full 


Full 


Full 


Part 


Part 


Full 


Part 


Full 


Part 


Full 


Full 


Part 


Full 

Part 


अर्जित 

क्षेत्र 

( क्षेत्रफ 

ल 


एकड़ 

में ) 

7 

0.174 0.0704 


0.008 


0.060 0.0243 


0.007 


0.005 


0.010 


0.130 


0.040 


0.370 


क्षेत्रफल 

( हे 0 में ) 


0.001 


0.110 


8 


0.0032 


0.0028 


0.0020 


0.020 0.0081 


0.0040 


0.158 


0.0526 


0.0162 


0.1498 


0.0004 


0.0445 


0.007 0.0028 


0.050 0.0202 


0.324 0.1312 


0.150 0.0607 


0.020 0.0081 


0.0640 


0.020 

0.0081 

0.295 0.1194 


भूमि के 

प्रकार 


9 

रैयती 


रैयती 


रैयती 


रैयती 


रैयती 


रैयती 


रैयती 


रैयती 


रैयती 


रैयती 


रैयती 


रैयती 


रैयती 


रैयती 


रैयती 


रैयती 


रैयती 


रैयती 


रैयती 

रैयती 


भूमि की प्रकृति 


10 


टांड़ तीन 


टांड़ तीन 


धान खेत दो 

धान खेत तीन 


धान खेत तीन 


धान खेत दो 


धान खेत तीन 


परती कदीम 


टांड़ तीन 


धान खेत दो 

धान खेत तीन 


धान खेत तीन 


धान खेत तीन 

धान खेत तीन 

धान खेत तीन 


धान खेत तीन 


परती कदीम 

धान खेत तीन 


स्वामी / हितबद्ध 
व्यक्ति का नाम 


11 

बिहारी गोप वल्द 
बोधो गोप वो डेगन 
गोप वल्द मीरन 
गोप कौम ग्वाला 
साकिन देह व 

हिस्सा बराबर 

अज्ञात 


अज्ञात 


अज्ञात 


ठकुरी गोप वो डीलो 
गोप वगैरह 


अज्ञात 


अज्ञात 


अज्ञात 


अज्ञात 


प्रसादी मोदी वल्द 
दिपचन्द मोदी वो 
लाटो मोदी वल्द 
भवानी मोदी कौम 
बनीया साकिन देह 
व हिस्सा बराबर 


भानु मोदी वो पूनित 
मोदी पेशरान जीवन 
मोदी कौम - बनीया 
सा ० - देह वो 

बहिस्सा बराबर 


अज्ञात 


अज्ञात 


[ भाग II– खण्ड 3 ( ii ) ] 


क्रम 

सं ० 


1 

21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


अंचल का 

नाम 


2 

जयनगर -75 


मौजा का 

नाम 


3 

गम्हरबाद 


खाता 

सं ० 


4 

12 


जयनगर / 76 महेशमराय 22 


01 


15 268 


15 


20 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


17 


गाटा 

सं ० 


5 

267 


312 


313 अंश 


327 


अंश / कुल 


314 अंश 


अंश 


324 


325 


315 अंश 


अंश 


अंश 


अश 


6 

अंश 


अश 


अर्जित 

रकवा 

( क्षेत्रफल 

एकड़ में ) 
7 

0.027 


0.002 


0.042 


0.035 


0.048 


0.067 


0.022 


0.05 


0.016 


क्षेत्रफल जमीन जमीन 

( हे 0 में ) 

की 

का 
प्रकार 

प्रकृति 


8 

0.0109 


0.0008 


0.0142 


0.0194 


9 

रैयती 


0.017 रैयती टांड़ 

तीन 


0.0089 


रैयती 


10 

धान 

खेत 

तीन 


धान 

खेत 

तीन 


रैयती टांड 
तीन 
0.0271 रैयती टांड़ 
तीन 
रैयती टांड़ 
तीन 


MINISTRY OF RAILWAYS 

( Railway Board ) 


रैयती टांड़ 
तीन 


0.0202 रैयती टांड़ 

तीन 
0.0065 रैयती 
धान 

खेत 

तीन 


3 


भूमि के 

मालिक / हितबद्ध 
व्यक्ति का नाम 


11 

धरम सिंह वल्द हुलो 

सिंह एक हिस्सा वो 

नेवा सिंह वल्द पैम 
सिंह दो हिस्सा वो 
थमन सिंह वो तालो 
सिंह पेशरान चमन 
सिंह एक हिस्सा 
बहिस्सा बराबर कौम 
राजपूत साकिन देह 
पुनीत सिंह वल्द 
मोहन सिंह एक 


हिस्सा वो इन्दो सिंह 
वो देवी सिंह वो 
बाढ़ो सिंह पेशरान 
देवदत्त सिंह बहिस्सा 
बराबर कौम राजपूत 
साकिन देह 
हुलाश गोप 
वल्द 
गोप कौम 
ग्वाला साकिन देह । 
अमरीन गोप वल्द 
रामदे गोप कौम 
ग्वाला साकिन देह । 
बंधन गोप 
वल्द 
रामदेव गोप कौम 
ग्वाला साकिन देह । 

मरन 


शिव देवल महतो 
वल्द शतन महतो 
कौम ग्वाला साकिन 

देह । 
खतियान फटा है । 

माधो गोप वगैरह । 


[ फा . सं . 2021 / एलएमएल- II / 12 / 2 / ईसी / 2194 ] 

ए . के . सिन्हा , कार्यकारी निदेशक ( भू . एवं सु . और स्टे . वि . ) 


NOTIFICATION 

New Delhi , the 7th September , 2021 

S.O. 3646 ( E ) – Whereas , by the notification of the Government of India , in the Ministry of Railways 
( Railway Board ) , number , S.O. 568 ( E ) , dated the 4th February , 2021 , published in Gazette of India , 
Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section ( ii ) , dated the 5th February , 2021 ( hereinafter referred to as the said 
notification ) under sub - section ( 1 ) of section 20A of the Railways Act , 1989 ( 24 of 1989 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule 
annexed to the said notification for execution , maintenance , management and operation of Special Railway 
Project namely , Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Koderma in the State of Jharkhand ; 


4 


[ PART II SEC . 3 ( ii ) ] 

And whereas , the substance of the said notification was published in daily newspapers Dainik Jagran 
and Hindustan , dated the 19th February , 2021 under sub - section ( 4 ) of section 20A of the said Act ; 


And whereas , no objections were received and the same has been considered and accordingly orders 
have been passed ; 


And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 20E of the said Act the competent authority has 
submitted its report to the Central Government ; 


Now therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by sub - section ( 1 ) of section 20E of the Railways Act , 1989 , the Central Government hereby declares 
that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 20E of the said Act , the Central Government 
hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette the land specified in the schedule 
annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances . 

SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely , Eastern 
Dedicated Freight Corridor in the district of Koderma in the State of Jahrkhand . 


$ 1 . 

No 


1 

1 


2 


3 


4 


5 

6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


Name of 
Thana / No . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


2 
Jainagar / 
69 


Jainagar / 
69 


Name of 
Mouza 


Rebhnadih 


Khata 
No. 


4 

3 
Rebhnadih 29 


44 


17 


39 


32 


21 


Plot Part / 
No. Full 


5 

353 


466 


373 


372 Part 


6 

Part 


380 


Part 


377 Part 

378 Full 


379 Full 


463 


Part 


381 


460 Full 


Full 


Part 


Part 


459 Full 


382 Part 


461 Full 


385 Part 


Acquired 
Area ( In 
Acre ) 
7 

0.174 


0.060 


0.008 


0.007 


0.005 

0.010 


0.130 


0.040 


0.020 


0.370 


0.001 


0.110 


0.007 


0.050 


0.324 


Area ( In 
Hectare ) 


8 
0.0704 


10 
Tand 
Teen 

0.0243 RAIYAT Tand 

Teen 


0.0032 RAIYAT 


Types of 
Land 


0.0028 RAIYAT 


0.0526 


0.0162 


9 
RAIYAT 


0.0020 RAIYAT 
0.0040 RAIYAT Dhan 

Khet 

Teen 

Dhan 

Khet 

Do 

Dhan 

Khet 

Teen 

Parti 

Kadim 

Tand 

Teen 

RAIYAT Dhan 
Khet 
Do 

Dhan 

Khet 

Teen 

0.0028 RAIYAT Dhan 

Khet 

Teen 


0.0004 


RAIYAT 


0.0081 RAIYAT 


RAIYAT 


0.1498 RAIYAT 


0.1312 


0.0445 RAIYAT 


Nature 
of 
Land 


0.0202 RAIYAT 


Dhan 

Khet 

Do 

Dhan 

Khet 

Teen 


Dhan 

Khet 

Teen 


RAIYAT Dhan 
Khet 
Teen 


Record Owner Name 


11 

Bihari Gope wald 

Bodho Gope wo Degan 
Gope wald Miran gope 

koum Gwala Sakin deh 

wo hissa barabar 
Unknown 


Unknown 


Unknown 

Thakuri Gope wo Dilo 
Gope wagerah 


Unknown 


Unknown 


Unknown 


Unknown 


Prasadi Modi wald 
Dipchand Modi wo 
Lato Modi wald 


[ भाग II– खण्ड 3 ( ii ) ] 


16 


17 

18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


JAINAG 
AR - 75 


JAI 
NAGAR 

76 


Gamharbad 


Mahesh 

Marai 


31 


37 


37 


12 


15 


22 


01 


15 


20 


17 


457 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Full 


458 

Full 

456 Part 


464 Full 


465 Part 


267 Part 


268 Part 


312 Part 


313 Part 


314 Part 


327 Part 


315 Part 


324 Part 


325 Part 


0.150 


0.020 
0.158 


0.020 


0.295 


0.027 


0.002 


0.042 


0.035 


0.048 


0.067 


0.022 


0.05 


0.016 


0.0607 RAIYAT Dhan 
Khet 
Teen 


0.0081 RAIYAT 

0.0640 RAIYAT 


0.0081 RAIYAT Parti 

Kadim 

0.1194 RAIYAT Dhan 

Khet 

Teen 

Dhan 

Khet 
TEEN 


0.0109 RAIYAT 


0.0008 RAIYAT Dhan 

Khet 
TEEN 


0.017 RAIYAT Tand 
Teen 


0.0142 RAIYAT Tand 

Teen 


0.0194 


0.0271 RAIYAT 


0.0089 


Dhan 
Khet 

Teen 


RAIYAT 


0.0202 


RAIYAT 


0.0065 RAIYAT 


Tand 
Teen 


Dhan 

Khet 

Teen 

Tand 

Teen 


RAIYAT Tand 
Teen 


Tand 
Teen 


Bhawani Modi Kaum 

Baniya skain deh wo 


hissa barabar 
Bhanu Modi wo Punit 

Modi peshran Jiwan 

Modi kaum Baniya 

sakin deh wo hissa 
barabar 

Unknown 


Unknown 


5 


Dharam Singh Wald 

Hulo Singh 01 Hissa , 
Newa Singh Wald 
Paim Singh 02 hissa , 
Thaman Singh , Talo 
Singh Pesran Chaman 
Singh 01 Hissa Bhissa 
Barabar Kaum Rajput 
Sakin Deh . 


Punit Singh Wald 
Mohan Singh 01 Hissa , 


Indo Singh , Devi 
Singh , Badho Singh 
Pesran Devdat Singh 
Bhissa Barabar Kaum 
Rajput Sakin Deh . 
Hulash Gope Wald 
Madan Gope Koum 
Gwala Sakin Deh . 
Amrin Gope vald 
Ramde Gope Kaum 
Gwala Sakin Deh 


Bandhan Gope 

vald Ramdev 
Gope Kaum 
Gwala Sakin 
Deh . 


Shiv Deval Mahto wald 

Shatan Mahto Kaum 
Gwala Sakin Deh . 
Khatiyan Phata Hai 


Madho Gope Wagairah 


[ F. No. 2021 / LML - II / 12 / 2 / EC / 2194 ] 

A. K. SINHA , Executive Director ( L & A and SD ) 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . ALOK KUMAR 


Digitally signed by ALOK KUMAR 
Date : 2021.09.08 20:26:52 + 05'30 ' 


